निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 556) 


20 अग्रहायण 1930 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार 11 दिसम्बर 2008 


गृह(विशेष)विभाग 


अधिसूचना 
8 दिसम्बर, 2008 


सं० - स्टे0 / झा0 / वि0 - 208 / 2000 - 11653 - कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या - 28 / 01 / 2000 - एस0 आर0 एस0 (भाग - 1 ) 
दिनांक 21.07. 2008 के द्वारा राज्य संवर्ग के कर्मिको के आवंटन सम्बन्धी कार्यो को निष्पादित किये जाने हेतु गठित 
समिति के सदस्य सचिव के पद पर श्री गिरीश शंकर, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को नामित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्रशेखर चौधरी, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 556 - 571 +00 -डी०टी०पी० । 


